सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 अग्रहायण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 1002 


राँची, मंगलवार , 


3 दिसम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 


26 नवम्बर , 2019 


संख्या-3 /नि ० सं०-09-17/ 2015 का.- 9381-- श्री उमेश प्रसाद साह , (ITS -98), निदेशक , सूचना प्रौद्योगिकी 
एवं ई- गवर्नेस विभाग, झारखण्ड , राँची की राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31.10.2019 को समाप्त 
होने के फलस्वरूप उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि अधिसूचना निर्गत की तिथि तक विस्तारित करते हुए उनकी सेवा 
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से वापस की जाती है । 
( दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक- 391-79/2013 -STG-III दिनांक 09.10.2019 द्रष्टव्य ।) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार 

रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1002 -- 50 


